सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


, 


10 ज्येष्ठ , 1941 ( श ० ) 
31 मई , 2019 ( ई ० ) 


संख्या- 462 राँची, शुक्रवार , 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
30 मई, 2019 


संख्या-13 /वरीय प्रोन्नति-01/ 2015 का०-4203 -- सी ० जे ० एम ०, गुमला के पद पर पदस्थापित 
श्री मनीष को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

संख्या-13/वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4204.-- सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न ), हजारीबाग 
के पद पर पदस्थापित श्री योगेश कुमार को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


, 


संख्या-13/वरीय प्रोन्नति-01/ 2015 का०-4205-- सीजे० एम ०, बोकारो के पद पर पदस्थापित 
श्री प्रकाश झा को को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4206-- सीजे० एम ०, राँची के पद पर पदस्थापित 
श्री स्वयंभू को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शक्रवार , 31 मई , 2019 


संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4207-- सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न )-|-सह 
ए ० सी ०जे ०एम०, धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री अजय कुमार सिंह को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड 
वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति-01/ 2015 का०-4208-- सीजे० एम ०, धनबाद के पद पर पदस्थापित 
श्री राजीव रंजन को को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद 
पर नियुक्त किया जाता है । 


संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति-01/ 2015 का०-4209-- सीजे० एम ०, गोड्डा के पद पर पदस्थापित 
श्री राजेश सिन्हा को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/वरीय प्रोन्नति-01/ 2015 का०-4210-- सीजे०एम ०, दुमका के पद पर पदस्थापित 
श्री देबाशीष मोहापात्रा को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद 
पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4211-- सीजे० एम ०, कोडरमा के पद पर पदस्थापित 
श्री विशाल श्रीवास्तव को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद 
पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4212-- सीजे० एम ०- सह- सिविल जज ( सीनियर 
डिवीज़न-I), खूटी के पद पर पदस्थापित श्री तरुण कुमार को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4213-- सीजे० एम ०, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित 
श्री गति कृष्णा तिवारी को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का0-4214-- सीजे० एम ०, देवघर के पद पर पदस्थापित 
श्रीमती गरिमा मिश्रा को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद 
पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4215-- सीजे० एम ०, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित 
श्री ओंकार नाथ चौधरी को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 


संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति-01/ 2015 का०-4216-- सीजे० एम ०, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित 
श्री राज कुमार मिश्रा को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद 
पर नियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शक्रवार , 31 मई , 2019 


3 


संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4217-- सीजे० एम ० , चतरा के पद पर पदस्थापित 
श्री दिनेश कुमार को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर 
नियुक्त किया जाता है। 


जज 


संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4218-- सी ० जे ० एम ०, गढ़वा के पद पर पदस्थापित 
श्री दिनेश कुमार मिश्रा को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4219.-- सी ० जे ० एम ०- सह -सिविल ( सीनियर 
डिवीज़न-I), सिमडेगा के पद पर पदस्थापित श्री मधुरेश कुमार वर्मा को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड 
वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। 

संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4220-- सीजे० एम ० , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित 
श्री प्रभात कुमार शर्मा को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद 
पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति-01/ 2015 का०-4221-- सीजे० एम ०, चाईबासा के पद पर पदस्थापित 
श्री रवि शंकर मिश्रा को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद 
पर नियुक्त किया जाता है । 


. 


संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति-01/ 2015 का०-4222-- सी ० जे ० एम ० , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित 
श्री अनिल 

कुमार नं -2 को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद 
पर नियुक्त किया जाता है । 


पर 


, 


संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4223-- सीजे० एम ०, सरायकेला के पद 
पदस्थापित श्री नीरज कुमार विश्वकर्मा को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति-01/ 2015 का०-4224-- सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न )-|-सह 
ए ० सी ० जे० एम०, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्री योगेश कुमार सिंह को प्रोन्नति देते हुए 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4225-- सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न)-|-सह 
ए ० सी ० जे ० एम ० , घाटशिला ( जमशेदपुर ) के पद पर पदस्थापित श्री मुकुलेश चन्द्र नारायण को प्रोन्नति 
देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4226-- सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न )-|-सह 
ए ० सी ० जे ० एम ०, चाईबासा के पद पर पदस्थापित श्री राजेन्द्र कुमार सिन्हा को प्रोन्नति देते हुए 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शक्रवार , 31 मई , 2019 


संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4227-- सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न )-|-सह -विशेष 
न्यायाधीश ( आर्थिक अपराध), जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित श्री योगेश चन्द्र वर्मा को प्रोन्नति 
देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4228-- सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न )-|-सह 
ए ० सी ० जे ०एम०, गढ़वा के पद पर पदस्थापित श्री विनोद कुमार तिवारी को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड 
वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। 


जज 


संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4229 -- सिविल ( सीनियर 

डिवीज़न)-|-सह 
ए ० सी ० जे ०एम ०, कोडरमा के पद पर पदस्थापित श्री अजय कुमार श्रीवास्तव को प्रोन्नति देते हुए 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4230-- सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न)-|-सह 
ए ० सी ० जे ०एम ०, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित श्री कुमार पवन को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड 
वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4231-- सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न )-|-सह -विशेष 
न्यायाधीश ( आर्थिक अपराध), धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार त्रिपाठी को प्रोन्नति 
देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। 

संख्या-13/वरीय प्रोन्नति -01/2015 का०-4232-- सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न )-|-सह 
ए ० सी ० जे ० एम ० , डाल्टनगंज के पद पर पदस्थापित श्री आसिफ इकबाल को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड 
वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4233- सचिव , डी ०एल ०एस ० ए ० , जामताड़ा के पद पर 
पदस्थापित श्री बिपिन बिहारी गौतम को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4234-- सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न )-सह- जे ० एम ० , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती कशिका एम ० प्रसाद को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4235 -- सचिव , डी ०एल ० एस ०ए ०, जमशेदपुर के पद पर 
पदस्थापित श्री सौमेन्द्र नाथ सिकदर को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4236 -- सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न )-|-सह 
ए ० सी ० जे ०एम ०, देवघर के पद पर पदस्थापित श्रीमती कल्पना हजारिका को प्रोन्नति देते हुए 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शक्रवार , 31 मई , 2019 


5 


संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4237-- सचिव , डी ० एल ० एस ० ए ०, देवघर के पद पर 
पदस्थापित श्री सचिन्द्र बिरुआ को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4238-- सिविल जज (सीनियर डिवीज़न)-|-सह 
ए ० सी ० जे ०एम ०, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित श्री अभिमन्यु कुमार को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड 
वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। 


संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4239-- सचिव , डी ० एल ० एस ० ए ०, हजारीबाग के पद पर 
पदस्थापित श्री संजीव झा को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 


संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4240-- सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न )-सह- जे ० एम ०, 
धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री राजेश कुमार सिंह को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक 
सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। 

संख्या -13/वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4241-- उप निबंधक (प्रोटोकॉल), झारखण्ड उच्च 
न्यायालय, राँची के पद पर पदस्थापित श्री आभाष वर्मा को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति-01/ 2015 का०-4242-- सिविल जज (सीनियर डिवीज़न )-सह - जे ० एम ०, 
धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री अखिलेश कुमार तिवारी को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4243-- सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न)-|-सह 
ए ० सी ० जे ०एम०, लातेहार के पद पर पदस्थापित श्री पीयूष श्रीवास्तव को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड 
वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। 

संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4244-- उप निबंधक , जे ० एच ० ए ० एल ० एस ० ए ०, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री सत्यकाम प्रियदर्शी को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में 
जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4245-- सचिव, डी ० एल ० एस ० ए ०, धनबाद के पद पर 
पदस्थापित श्री अविनाश कुमार दूबे को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4246-- अवर सचिव- सह- उप विधि परामर्शी, विधि 
विभाग, राँची के पद पर पदस्थापित श्री सचिन्द्र नाथ सिन्हा को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


6 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शक्रवार , 31 मई , 2019 


संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4247-- सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न )-सह- जे ० एम ०, 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री अरविन्द कुमार नं०-2 को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक 
सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/वरीय प्रोन्नति -01 / 2015 का०-4248-- सचिव , डी ०एल ० एस ० ए ०, खूटी के पद पर 
पदस्थापित श्री कनकन पत्तादर को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4249-- सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न)-|-सह 
ए ० सी ०जे ०एम०, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित श्री चौधरी अहसान मोईज को प्रोन्नति देते हुए 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4250-- सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न )-|-सह 
ए ० सी ० जे ० एम ०, गुमला के पद पर पदस्थापित श्री कौशिक मिश्रा को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4251-- सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न)-सह-विशेष 
न्यायाधीश ( आर्थिक अपराध ), राँची के पद पर पदस्थापित श्री ब्रज किशोर पाण्डेय नं -2 को प्रोन्नति 
देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/2015 का०-4252-- सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न )-सह - जे ० एम ० , 
रामगढ़ के पद पर पदस्थापित श्री प्रेम शंकर को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में 
जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०-4253-- सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न )- -सह 
ए ० सी ० जे० एम०, राँची के पद पर पदस्थापित श्री विजय कुमार श्रीवास्तव को प्रोन्नति देते हुए 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रेम 
सरकार के अवर सचिव । 


कुमार राय , 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 462 -- 50 


